निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 12 कार्तिक 1933 ( श0 ) 
पटना, वृहस्पतिवार, 3 नवम्बर 2011 


( सं0 पटना 599) 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

25 अक्तूबर 2011 
सं0 3ए- 3 (या0भ0 )- 05/ 2004( अंश) - 9933/वि० – भारत के संविधान के अनुच्छेद - 309 के परन्तुक 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार- राज्यपाल एतद्द्वारा बिहार यात्रा - भत्ता नियमावली , 1949 के 
प्रकरण - 6 के उप - प्रकरण - (12 ) के नियम 140 के बाद निम्नलिखित उप -प्रकरण - (13 ) एवं नियम 140 क 
जोड़ते हैं : 

“उप -प्रकरण (13) निर्वाचन कार्य संपन्न कराने के लिये यात्रा 
__ 140 क - निर्वाचन विशेष यात्रा - भत्ता : निर्वाचन कार्य के लिए की गई यात्रा ( जो निर्वाचन से 
संबंधित कर्मियों को निर्वाचन के दिन निर्वाचन से संबंधित कार्यों के वास्तविक सम्पादन या ऐसे कर्तव्य पर 
प्रस्थान करने या पूरा होने पर वापस आने की तिथि तक होगी ) के लिये निर्वाचन विशेष यात्रा - भत्ता देय होगा 
जिसकी दर, संबंधित विभाग द्वारा , वित्त विभाग की सहमति से , दैनिक भत्ता एवं अभिवृद्धिकृत दरों पर की गई 
यात्रा के आधार पर विनिश्चित की जायेगी । विशेष यात्रा - भत्ता के लिये मात्र निर्वाचन कार्य करने का 
प्रमाण - पत्र पर्याप्त होगा एवं इसके लिये संबंधित कर्मी को कोई यात्रा विपत्र समर्पित करने की आवश्यकता 
नहीं होगी । लेखाकरण के प्रयोजनार्थ संबंधित प्राप्ति पंजी को अभिश्रव ( वाउचर) समझा जायेगा एवं तद्नुसार 
उसका विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित किया जा सकेगा । " 
यह नियम दिनांक 17 फरवरी 2009 के प्रभाव से प्रभावी माना जायेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
मिहिर कुमार सिंह, 

सचिव (व्यय ) । 


Por JGTC ( 31HTETUT), 3 qatok 2011 

The 25th October 2011 
No . 3A - 3 - ( T . A .) -05 /2004 (Part) -9933 / F — In exercise of powers conferred under the 
proviso to the Article - 309 of the Constitution of India , the Governor of Bihar is pleased to 
add the following UP- prakaran and rule 140 A after Rule 140 of UP- Prakaran ( 12 ) of 
Prakaran -6 of Bihar Travelling Allowances Rules, 1949: 

" UP - Prakaran ( 13 ) Travel for completing election duty 

140 A - Election Special Travelling Allowance : Election Special Travelling 
Allowance will be admissible for the journey performed for election duty ( i.e . for actual 
performance of Election duty on the day of poll or on proceeding for such duty or coming 
back on completion of it.), the rate for which will be decided by the concerned department 
with the consent of Finance Department, on the basis of daily allowance and journey 
performed at enhanced rate . For special Travelling Allowance only certificate of performing 
election duty will be sufficient and it will not be necessary for the concerned employee to 
submit any Travelling Allowance Bill. For the Accounting purpose , the concerned receipt 
register will be treated as voucher and the detailed contingent bill will be submitted 
accordingly ." 
This rule shall be deemed to be effective from 17th February 2009 . 

By order of Governor of Bihar , 

MIHIR KUMAR SINGH , 
Secretary (Expenditure ). 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER UHC (3HTERU ) 599-571 + 500 -SOOUOI 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


